रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ) 
PART II — Section 3 — Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 225 ] 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 23 , 2017 / चैत्र 2 , 1939 
No. 225 ] NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 23 , 2017 /CHAITRA 2 , 1939 

वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2017 
सा . का. नि . 283( अ). - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ 
पठित धारा 43 के खंड ( 5) के परंतुक के खंड ( घ) और खंड (ड) और धारा 282क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
आय- कर नियम , 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-- 
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (तीसरा संशोधन ) नियम , 2017 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. आय-कर नियम , 1962 में ,-- 
(I) नियम 6घघख के उपनियम (1) में " सदस्य ( एल ) " शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर " सदस्य ( आयकर)" शब्द और 
कोष्ठक रखे जाएंगे; 
( II) नियम 6घघघ के उपनियम (1) में "सदस्य (विधान )" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर " सदस्य ( आयकर)" शब्द और 
कोष्ठक रखे जाएंगे; 
(III) नियम 127 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत: स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् :-- 
" 127क. सूचना और अन्य दस्तावेजों का अधिप्रमाणन -(1 ) अधिनियम के अधीन आय- कर प्राधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप में 
संसूचित प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा,-- 


1663 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3(1) ] 


( क ) इलैक्ट्रानिक मेल या इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई-मेल कहा गया है) की दशा में यदि आयकर 
प्राधिकारी का नाम और कार्यालय-- 
(i) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं ई -मेल बॉडी मैं है तो ई - मूल बॉडी पर मुद्रित है ; या 


(ii) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज , संलग्नक में है तो ई-मेल के संलग्नक पर मुद्रित है ; 

और ऐसे ई-मेल को है आयकर प्राधिकारी के पदाभिहित ई- मेल पते से जारी किया गया है । 
( ख) इलैक्ट्रानिक रिकार्ड की दशा में , यदि आय- कर प्राधिकारी का नाम और कार्यालय -- 
(i) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज स्वयं इलैक्ट्रानिक रिकार्ड में पाठ या टिप्पणी के रूप में अंतर्विष्ट है तो इलैक्ट्रानिक रिकार्ड के 
एक भाग के रूप में प्रदर्शित किया गया है; या 
( ii) यदि सूचना या अन्य दस्तावेज संलग्नक में है तो इलैक्ट्रानिक रिकार्ड में संलग्नक पर मुद्रित है । 

और ऐसे इलैक्ट्रानिक रिकार्ड जिसे पदाभिहित वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है । 
( 2) प्रधान महानिदेशक , आयकर (प्रणालियां) या महानिदेशक आयकर (प्रणालियां ) आयकर प्राधिकारी के पदाभिहित ई- मेल 
पता , पदाभिहित वेबसाइट और संसूचना के अधिप्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया , प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट 
करेगा । 
स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए 
(i) "इलैक्ट्रानिक मेल और " इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज " पदों का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ( 2000 
का 21) की धारा 66क के स्पष्टीकरण में क्रमश: उनका है; 
(ii) " इलैक्ट्रानिक रिकार्ड" पद का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21 ) की धारा 2 की 
उपधारा (1) के खंड (न ) में उसका है । "। 

[ अधिसूचना सं . 17/ 2017/ एफ .सं . 370142/ 4/ 2017 -टीपीएल ] 

डॉ . टी . एस . मपवाल , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का . आ . 969( अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना 

सं . का . आ . 117 ( अ) तारीख 09 फरवरी , 2017 द्वारा आय -कर ( दूसरा संशोधन ) नियम, 2017 में अंतिम संशोधन 
किया गया । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd March , 2017 
G .S . R . 283 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause (d ) and clause (e ) of proviso to clause (5 ) of 
section 43 and section 282A read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct 
Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income- tax Rules, 1962, namely : 


1. (1 ) These rules may be called the Income - tax ( 3rd Amendment) Rules, 2017 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Income - tax Rules, 1962, 
(I) in rule 6DDB, in sub- rule ( 1), for the word, brackets and letter “ Member ( L) ", the words and brackets “ Member 
(Income Tax )” shall be substituted ; 
( II ) in rule 6DDD , in sub - rule (1), for the words and brackets “ Member (Legislation )”, the words and brackets “ Member 
( Income Tax )” shall be substituted ; 


[ 411 II - QU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(III) after rule 127 , the following rule shall be inserted , namely: 
“ 127A .Authentication of notices and other documents - ( 1) Every notice or other document communicated in 
electronic form by an income - tax authority under the Act shall be deemed to be authenticated , 

(a ) in case of electronic mail or electronic mail message (hereinafter referred to as the e -mail ), if the name and 

office of such income- tax authority 


(i) is printed on the e -mail body, if the notice or other document is in the e -mail body itself ; or 

( ii) is printed on the attachment to the e-mail, if the notice or other document is in the attachment, 
and the e -mail is issued from the designated e -mail address of such income-tax authority ; 
(b )in case of an electronic record , if the name and office of the income- tax authority 

(i) is displayed as a part of the electronic record , if the notice or other document is contained as text or 

remark in the electronic record itself ; or 
(ii ) is printed on the attachment in the electronic record , if the notice or other document is in the 

attachment, 
and such electronic record is displayed on the designated website . 
(2 ) The Principal Director General of Income-tax ( Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall 
specify the designated e -mail address of the income-tax authority , the designated website and the procedure , formats and 
standards for ensuring authenticity of the communication . 
Explanation . For the purposes of this rule , the expressions 
(i) " electronic mail” and “ electronic mail message” shall have the samemeanings respectively assigned to them 

in Explanation to section 66A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ); 
( ii) “ electronic record ” shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub -section (1) of section 2 
of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ).” 

[Notification No. 17 /2017 /F .No. 370142 /4 /2017 - TPL ] 

Dr T . S . MAPWAL , Under Secy . 
Note : The principal rules were published vide notification number S .O . 969 (E ), dated the 26th March , 1962 and last 

amended by Income-tax ( 214 Amendment) Rules, 2017 vide notification number G . S . R . 117 ( E ), dated the 09th 
February, 2017 . 


Digitally signed by RAKESH SUKUL 
Date: 2017.03.27 15 :50 :05 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


